सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 
10 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1104 राँची , सोमवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


अधिसूचना 
29 नवम्बर, 2018 


संख्याः - 03 नि0 / पं0 - 80 / 2018 रा0नि0आ0 : 1629.. भारतीय संविधान की धारा - 243ट (3) झारखण्ड पंचायत 
राज अधिनियम, 2001 की धारा 67(1) तथा झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली , 2001 के नियम - 28 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम 3 में अंकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित जिलों में 
त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के संचालन हेतु व्यय प्रेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु तत्कालिक प्रभाव से अगले 
आदेश तक के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया जाता है : 
कमांक पूर्व में नियुक्त किये गये प्रेक्षकों । प्रतिस्थानी पदाधिकारी 

आवंटित जिला का नाम 


क नाम 


देवघर 


2 
श्री निरंजन प्र0 सिंह, 
राज्य - कर सहायक आयुक्त , 

चिरकुण्डा अंचल 
E- 11/ 2018 / BE( P ) 

श्री योगेन्द्र प्रसाद , 
राज्य - कर सहायक आयुक्त , 
आई0बी0 हजारीबाग प्र0 
E- 15 / 2018 / BE( P ) 

श्री सत्य प्रकाश, 
राज्य - कर सहायक आयुक्त , 


3 
श्री फिरदौस रजा खान, 
राज्य - कर पदाधिकारी, 

दुमका अंचल 
E - 27 / 2018 / BE( P ) 

श्री हरिहर प्रसाद , 
राज्य – कर पदाधिकारी , 

गोड्डा अंचल 
E- 28 / 2018/ BE( P ) 
श्री सुनील कुमार चौधरी 
राज्य - कर पदाधिकारी, 


पूर्वीसिंहभूम 


दुमका 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 10 दिसम्बर 2018 


पश्चिमी सिंहभूम 


साहेबगज अंचल 
E - 20 / 2018/ BE( P ) 

श्री संजय कुमार गुप्ता, 
राज्य - कर सहायक आयुक्त , 
नागरीय अंचल ज 

E- 22 / 2018 / BE( P ) 
श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा, 
राज्य - कर सहायक आयुक्त , 

दक्षिणी अंचल, राँची 
E -24/ 2018/ BE( P ) 


देवघर अंचल 
E- 29/ 2018 / BE( P ) 

श्री गालिब अंसारी, 
राज्य - कर पदाधिकारी, 

आदित्यपुर अंचल 
E- 30/ 2018 / BE( P ) 

श्री भीखा खड़ीया 
राज्य - कर पदाधिकारी, 

आदित्यपुर अंचल 
E- 31 / 2018/ BE(P ) 


सिमडेगा 


सुरक्षित श्रेणी 


| कमांक 


पदाधिकारी का नाम / पदनाम 


वर्तमान पदस्थापन 


श्री सपूत लाल मेहरा , 


सुरक्षित 


राज्य - कर पदाधिकारी , 

जमशेदपुर अंचल 
राज्य - कर पदाधिकारी, 

मुख्यालय राँची 


श्री सुभाष कुमार 


सुरक्षित 


2. 


एतद् द्वारा पूर्व की अधिसूचना संख्या - 1591 दिनांक 26.11. 2018 के क्रमांक 11 ( श्री निरंजन प्र0 सिंह, राज्य - कर सहायक 
आयुक्त , चिरकुण्डा अंचल), क्रमांक 15 ( श्री योगेन्द्र प्रसाद, राज्य – कर सहायक आयुक्त , आई0बी0 हजारीबाग प्र०), क्रमांक 20 
( श्री सत्य प्रकाश, राज्य - कर सहायक आयुक्त, साहेबगंज अंचल), क्रमांक 22 ( श्री संजय कुमार गुप्ता, राज्य - कर 
सहायक आयुक्त, नागरीय अंचल जमशेदपुर ), एवं क्रमांक 24 ( श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा, राज्य - कर सहायक आयुक्त, दक्षिणी 
अंचल , राँची ) में अंकित पदाधिकारियों को व्यय प्रेक्षक के कार्य से विमुक्त किया जाता है । 


___ उपरोक्त पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि आयोग द्वारा प्रेक्षक के लिए जारी अनुदेश , अन्य संगत 
आदेश, हस्तपुस्तिका नियम आदि आयोग को दिनांक 30.11. 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वापस कर दिया जाय । 
3. व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त पदाधिकारीगण आयोग कार्यालय से प्रेक्षकों के लिए जारी अनुदेश, अन्य संगत आदेश, हस्तपुस्तिका 

नियम आदि के प्रतियाँ प्राप्त कर लेंगे तथा नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को आवंटित जिला में रिपोर्ट करेंगे एवं इसकी सूचना 
आयोग को भेजेंगे । 


4. व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त अवधि में , राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, राँची के निदेशन, नियंत्रण एवं 

पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे । 


5. 


व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी को मानदेय का भुगतान ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज ) के संकल्प संख्या 
01स्था०(नि0)- 01 / 2015 - 2992 / पं0 दिनांक 08. 10. 2015 के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया 
जाएगा । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / -( अस्पष्ट ), 
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग 

झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1104 -- 50 


